निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 589) 


8 पौष 1930 ( AO ) 
पटना , सोमवार 29 दिसम्बर 2008 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसुचना 

17 दिसम्बर 2008 
सं0 – भा०व०से०(स्था०)(2 )- 21 / 1998 - 3761 / प०व० – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 
पत्रांक - 20019 / 01 / 2000 -IFS ( II) दिनांक - 18. 11. 2002 के आलोक में भा०व०से० के वरीय वेतनमान के 
पदाधिकारी श्री अरविन्दर सिंह, भा०व०से० (1995 ) को दिनांक - 01.01. 2004 से भारतीय वन सेवा के कनीय 
प्रशासनिक स्तर (Junior Administrative Grade) वेतनमान रूपये 12000 - 375 - 16500 में प्रोन्नति दी जाती 


है । 


2. इस आदेश का आपसी वरीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र पाठक, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 589-571 +000- डी0टी0पी0 । 


